है 


..... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 114 


___ 8 फाल्गुन 19 3 6 ( श० ) 
राँची, शुक्रवार 

27 फरवरी, 2 0 15 ( ई० ) 


नगर विकास विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 
23 फरवरी, 2015 


संख्या- 4/ न0वि0/ गठन / 138/ 2014- 62 4 ( अनु) -- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 
( झारखण्ड अधिनियम 07, 2012 ) की धारा- 3 की उपधारा ( 1), (2), धारा- 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल रामगढ़ छावनी परिषद् की परिधि से बाहरी क्षेत्रों को 
मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या- 3960 , दिनांक 28 सितम्बर, 2 0 13 द्वारा लघुत्तर शहरी क्षेत्र ( रामगढ़ 
नगर परिषद ( वर्ग क )) घोषित करने का प्रारूप आदेश प्रकाशित करते हुए 30 दिनों के अन्दर 
आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित किये गये थे । 

उपायुक्त , रामगढ़ के पत्रांक- 298 , दिनांक 04 दिसम्बर, 20 13 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया 
गया है कि रामगढ़ नगर परिषद ( वर्ग क ) के गठन से संबंधित कतिपय आपत्तियाँ/ सुझाव प्राप्त हुए । 
उपायुक्त , रामगढ़ के द्वारा दिनांक 29 नवम्बर , 2013 को प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियाँ/ सुझावों पर 
बारी- बारी से विचार विमर्श किया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त रामगढ़ नगर परिषद ( वर्ग क ) के 
गठन हेतु अनुशंसा किया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 27 फरवरी, 20 15 
अतः सम्यक विचारोपरान्त झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 
( झारखण्ड अधिनियम 07 , 2012) की धारा- 3 की उपधारा ( 1), ( 2), धारा- 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ रामगढ़ छावनी परिषद की परिधि से बाहरी 
क्षेत्रों ( राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित संलग्न) को मिलाकर अधिसूचना निर्गत की तिथि से 
रामगढ़ नगर परिषद ( वर्ग क ) के रूप में घोषित करते हैं | 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


रामगढ़ नगर परिषद् वर्ग- क में सम्मिलित किये जाने वाले रामगढ़, पतरातू एवं माण्डू अंचल के वैसे 
ग्रामों की सूची जिनका शहरीकरण हो चुका है . 

रामगढ़ अंचलः 
| गाँव का नाम वर्ष 2 0 11 की क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 

जनसंख्या 


क्र . 


| कैथा 


4359 


18 33. 49 


| मरार 


52 98 


1109 . 09 


| कोठार 


39 10 


1048 . 15 


4 मुरामकला 


4466 


199 1 . 09 


5 | काकेबार 


12 16 


769 . 27 


हेसला 


4451 


1290 . 17 


कुल 


23700 


8041.26 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 27 फरवरी, 2015 

पतरातू अंचलः . 
गाँव का नाम वर्ष 2011 की क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 

जनसंख्या 


क्र . 


बरकाकाना + घुटुआ 


18 475 


1700 .65 


2 तेलियातु 


3 113 


647 .49 


कुल. 


21588 


2 3 4 8 . 14 


क्र . 


| 


गाँव का नाम 


माण्डू अंचलः 
वर्ष 2011 की 
जनसंख्या 


क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 


1 


सेवटा 


6554 


540. 75 


2 


रौता 


440 


979 . 79 


3 सांडी 


6186 


2110 . 40 


कुल 


13180 


3630 .94 


क्र . | 


__ अंचलवार कुल जनसंख्याः. 
अंचल का नाम वर्ष 2011 की 

जनसंख्या 


क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 


1 | रामगढ़ अंचल 


23700 


8041. 26 


पतरातू अंचल 


21588 


2348.14 


3 


माण्डू अंचल 


13180 


3630 .94 


कुल. 


58468 


14020 . 34 


रामगढ़ नगर परिषद् में सम्मिलित किये जाने वाले रामगढ़ , पतरातू एवं माण्डू अंचल के वैसे 
ग्रामों की सूची जिनका शहरीकरण होने की संभावना है - 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 27 फरवरी, 2015 

रामगढ अंचलः 
क्र . गाँव का नाम वर्ष 2011 की | क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 

जनसंख्या 


| गोवरदरहा 


1465 


507. 64 


हुहुआ 


3045 


1225 . 34 


3 छत्तरमाण्डू 


5110 


1603. 94 


चाहा 


797 


603. 43 


कुरूम 


1452 


432. 68 


6 | चेटर 


1290 


405 .63 


7 | गोसा 


556 


349 . 03 


8 


| सिरका + अरगड्डा 


19871 


2642. 92 


कुल 


33586 


7770 .61 


क्र . 


गाँव का नाम 


पतरातू अंचलः 
वर्ष 2 0 11 की 
जनसंख्या 


क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 


चैनगडा 


6325 


2470 . 99 


हेहल 


3808 


1188 . 95 


कुल. 


10 13 3 


3659 . 94 


क्र . | 


गाँव का नाम 


माण्डू अंचलः 
वर्ष 2011 की 
जनसंख्या 


क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 


मनुआ 


3837 


1795 . 65 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 27 फरवरी , 2 0 15 


2 | फूल सराय 


3104 


1793. 00 


| बोंगाबार 


5236 


3529. 21 


दिगवार 


5833 


1770 . 33 


| पोचरा 


1486 


512. 97 


हथमारा 


1384 


425 . 22 


पैकी 


1195 


851 .11 


बुढाखाप 


430 


813. 15 


कुल. 


22505 


114 90 .64 


क्र . 


अंचल का नाम 


अंचलवार कुल जनसंख्याः 

वर्ष 2011 की 
जनसंख्या 


क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 


1 


रामगढ़ अंचल 


33586 


7770 . 61 


| पतरातू अंचल 


10133 


3659.94 


| माण्डू अंचल 


22505 


11490 . 64 


कुल. 


66224 


2292 1 . 19 


रामगढ नगर परिषद् ( वर्ग क ) एक झलक में 
वैसे क्षेत्र जिनका शहरीकरण हो चुका है: . 


क्र . 


संग 


अंचल का नाम 


क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 


वर्ष 2011 की 
जनसंख्या 


1 | रामगढ़ अंचल 


23700 


8041. 26 


2 पतरातू अंचल 


21588 


2348 .14 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 27 फरवरी, 2015 
माण्डू अंचल 

13180 

3630 .94 


कुल. 


58468 


14020 . 34 


क्र . 


वैसे क्षेत्र जिनका शहरीकरण होने की संभावना है: 
अंचल का नाम । वर्ष 2 0 11 की क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 

जनसंख्या 


1 रामगढ़ अंचल 


33586 


7770.61 


2 पतरातू अंचल 


10133 


3659 .94 


3 | माण्डू अंचल 


22505 


11490.64 


कुल. 


6 6 2 2 4 


22921. 19 


रामगढ नगर परिषद् ( वर्ग क ) की कुल जनसंख्या का योगः . 

वर्ष 2011 की क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 
जनसंख्या 


क . 


58468 


14020. 34 


66224 


22921.19 


योग 


124692 


36941. 53 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 114 – 5 0 + 300 । 


